रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 97 


. . 

। 


REGD. NO . D . L .-33004/97 


1 


. 


भारतको राजपत्र 


मपाजपत 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खंड ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub- section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- - 


सं0 289 ] 
No . 289 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार , मई 6, 1997 / वैशाख 16, 1919 
NEW DELHI, TUESDAY,MAY 6 , 1997/VAISAKHA 16 , 1919 


- 


- 


- 


कोयला मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 6 मई, 1997 
का . आ . 370 ( म ) . - केंद्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड ( ii ) सारीख 7 मई, 1994 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक 
का. आ. सं. 1058 तारीख 28 मार्च, 1994 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 216.625 हैक्टर 
( लगभग ) या 535. 280 एकड़ ( लगभग ) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी । 

और , केंद्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड ( ii ) तारीख्न 
20 अप्रैल, 1996 में प्रकाशित अधिसूचना सं . का . आ . 1219 तारीख १ अप्रैल , 1996 द्वारा एक वर्ष की और अवधि को , जो 7 मई, 1996 से आरंभ होती 
है, उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर केंद्रीय सरकार उक्त भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के अर्जन किए जाने के अपने 
आशय की सूचना दे सकेगी ; 

और केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राय है ; 

अतः अब केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूची ख , 
ख 1 में वर्णित 209. 745 हैक्टर ( लगभग ) या 518. 279 एकड़ ( लगभग ) माप की भूमि में या ऐसी भूमि में था उन पर के अधिकारों का अर्णन करने के 
अपने आशय की सूचना देती है । 
टिप्पण 1: - इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. सी1 ( ई) II/ एच. आV623 -0397 तारीख 14 मार्च, 1997 का निरीक्षण कलक्टर 

छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक , काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता - 700001 के कार्यालय में या वेस्टर्न कोलफील्ड 

लि. ( राजस्व अनुभाग ) कोल स्टेट सिविल लाइन, नागपुर -440001 ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में किया जा सकेगा । 
टिप्पण 2: - कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है , 

जिसमें निम्नलिखित उपबंध है : 

8 अर्जन के प्रति आक्षेप: --( 1 ) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है , 
अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने 
के बारे में आपत्ति कर सकेगा । 


1124 GI/ 97 


(1 ) 


" 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - - SRC . 3 ( ii )] 


- 


A 


स्पष्टीकरण: - इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन 
संक्रियाएं करनी चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए । 

( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने 
जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो , करने के 
पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के सम्बन्ध 
में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के सम्बन्ध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की 
गई कार्यावाही अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा । 

( 3 ) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि 
भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं । 
टिप्पण 3: - केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता - 700001 को उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचना के अंतर्गत 

दिनांक 11 जून, 1983 द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है । 


अनुसूची " ख " 
षोडावारी विस्तार म्लाक 

कनहाम क्षेत्र 

जिला छिदवाड़ा ( मध्य प्रदेश ) 
[ रेखांक सं. सी -1(ई)/III एच. आर . 1623 - 0397, तारीख 14 मार्च, 1997 ] 


खमन अधिकार 


क्रम ग्राम का नाम 


पटवारी सर्किल सं. 


तहसील 


जिला 


क्षेत्र हैक्टर में 


टिप्पणियां 


भाग 


. 


1 
2 


सगोनिया 
पुरैना कोठीदेव 


जुन्नारदेव 
जुन्नारदेव 


छिदवाड़ा 
छिदवाड़ा 


67,325 
77 . 420 


22 


भाग 


कुल क्षेत्र : 


144. 745 हेक्टर ( लगभग ) 


या 


357.664 एकड़ ( लगभग ) 


ग्राम सगौनिया में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं . 

1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 33 भाग, 39 भाग , 40 भाग , 41 भाग , 42, 43 , 44, 45 , 46, 47 , 48, 49 , 50 , 51 , 52, 53, 54, 55, 56 , 
57 , 58, 59 भाग, 61 भाग, 75 भाग , 76 भाग, 77 भाग, 78 , 79/1 , 79/2, 80 , 81, 82 भाग, 85 भाग । 
ग्राम पुरैना कोठीदेष में मर्जित किए जाने वाले प्लाट सं . 

1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21 , 22 , 23, 24, 25, 26 , 27, 28, 29, 30, 31, 32 , 33, 
34 , 35, 36 भाग, 37 भाग, 38 भाग, 39 भाग, 40, 41 भाग, 42, 43, 44, 45 भाग, 46, 47 , 48, 49, 50 , 51, 52 , 53 भाग, 78 भाग, 79 भाग, 80 , 
81, 82, 83, 84, 85 , 86, 87, 88 , 89 भाग, 90, 91 , 92 भाग , 98 भाग, 99, 100 भाग , 101 भाग, 102 भाग, 104 भाग , 105 भाग, 106 , 107 , 108 , 
109, 110 भाग, 117 भाग , 118, 119 , 120 भाग । 
सीमा वर्णम : 
क - ख 

: रेखा " क " बिन्दु से आरंभ होती है और प्लाट सं. 1, 2, 3, 4, 39, 40 में सगोनिया ग्राम से होकर जाती है तथा प्लाट 

सं . 42 की बाहरी सीमा के साथ - साथ जाती है फिर प्लाट सं . 40, 41, 33 में और बिन्दु " ख " पर मिलती है । 
: रेखा प्लाट सं . 33, 41 , 85 , 82 , 75 , 76 , 75 , 59 , 61 में ग्राम सगोनिया से होकर जाती है फिर ग्राम सगोनिया और ग्राम 

पुरैना कोठी देव की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ - साथ जाती है और प्लाट सं. 53 , 45, 79 , 78 , 120 , 117 में प्लाट 
सं. 50 की बाहरी सीमा के साथ - साथ ग्राम पुरैना कोठीदेव से होकर आगे बढ़ती है फिर प्लाट सं . 110, 105, 104 में 
प्लाट सं. 109 की बाहरी सीमा के साथ- साथ जाती है और बिन्दु " ग " पर मिलती है । 


[ भाग II --- खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


~ 


ग - - घ -- - 


--- च 


: रेखा प्लाट सं. 102, 101 , 98, 100, 89 में प्लाट सं. 104 की बाहरी सीमा के साथ - साथ पुरैना कोठीदेव ग्राम से होकर 

जाती है, फिर प्लाट सं . 92 में प्लाट सं . 91 की बाहरी सीमा के साथ - साथ जाती है , इसके पश्चात् प्लाट सं . 39 . 38, 
41, 36 , 37 में प्लाट सं. 40 की बाहरी सीमा के साथ - साथ जाती है तत्पश्चात् ग्राम पुरैना कोठीदेव की ग्राम सीमा के 

साथ - साथ आगे बढ़ती है और बिन्दु " च " पर मिलती है । 
: रेखा ग्राम पुरैना कोठीदेव की ग्राम सीमा के साथ - साथ जाती है और बिन्दु " छ " पर मिलती है । 
: रेखा ग्राम सगोनिया की ग्राम सीमा के साथ - साथ जाती है और प्रारंभिक बिन्दु " क " पर मिलती है । 


च - छ 


छ - क 


अनुसूची - " ख 1 " 


खनन अधिकार : 
क्रम ग्राम का नाम 


पटवारी सर्किल सं . 


तहसील 


जिला 


क्षेत्र हैक्टर में 


टिप्पणियां 


सं . 


1. 


पुरैना कोठीदेव 


22 


जुन्नारदेव 


छिंदवाड़ा 


भाग 


8. 090 
योग : 8. 090 हैक्टर ( लगभग ) 

या 
19.990 एकड़ ( लगभग ) 


ग्राम पुरैना कोठीदेव में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं . 

60 भाग, 61 भाग , 62 भाग, 63 भाग, 64 भाग, 65 भाग, 66 , 67 भाग, 68, 69 भाग, 70 भाग । 


सीमा वर्णन : 
ज - झ 


झट 


: रेखा बिन्दु " ज " से आरंभ होती है और ग्राम सगोनिया तथा ग्राम पुरैना कोठीदेव की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ - साथ 
. जाती है तथा बिन्दु " श " पर मिलती है । 
: रेखा ग्राम पुरैना कोठीदेव से होकर जाती है और प्लाट सं. 62, 63, 64, 65, 67, 69 , 70 में आगे बढ़ती है तथा बिन्दु 

" ८ " पर मिलती है । 
:: रेखा प्लाट सं. 70, 64 , 61 , 60 में ग्राम पुरैना कोठीदेव से होकर जाती है और प्रारंभिक बिन्दु " ज " पर मिलती है । 


ट - ज 


अनुसूची - " 2 " 


खमन अधिकार : 


क्रम ग्राम का नाम 


पटवारी सर्किल सं. 


तहसील 


जिला 


क्षेत्र हैक्टर में 


टिप्पणियां 


1. 


पनारा 


22 


जुन्नारदेव 


छिंदवाड़ा 


56. 910 

भाग 
योग : 56.910 हैक्टर ( लगभग ) 

या 
140.625 एकड़ ( लगभग ) 


कुल खनन अधिकार, क्षेत्र अनुसूची : " ख " + " ख 1 " + " ख 2 " 

- 144.745 + 8 .090 + 56. 910 = 209.745 हैक्टर ( लगभग ) 

या 
357. 664 + 19.990 + 140.625 - 518. 279 एकड़ ( लगभग ) 


या 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (ii )| 


ग्राम पनारा में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं . 

87 भाग, 88 भाग , 89 , 90 , 91 भाग, 92 भाग, 95 भाग , 96, 97 भाग, 98, 99, 100 , 101, 102, 103, 105, 106 और कम्पार्टमेंट 
पी - 449 बी भाग । 
सीमा वर्णन : 

: रेखा बिन्दु " 3 " से आरंभ होती है और ग्राम सगोनिया और ग्राम पनारा की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ - साथ जाती 

है तथा बिन्दु " पर मिलती है । 
: रेखा कम्पार्टमेंट सं . पी - 449ख में ग्राम पनारा से होकर जाती है, फिर प्लाट सं . 87, 88, 87, 91, 92 , 95 , 97 में आगे 

बढ़ती है , तत्पश्चात् प्लाट सं . 105 की बाहरी सीमा के साथ - साथ जाती है और बिन्दु " " पर मिलती है । 
सु - ण 

: रेखा प्लाट सं . 105, 106 की बाहरी सीमा के साथ - साथ ग्राम पनारा से होकर जाती है और बिन्दु ण " पर मिलती है । 
ण - त 

: रेखा ग्राम पनारा और कोहलिया की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ - साथ जाती है और बिन्दु " त " पर मिलती है । 
त - ठ 

: रेखा ग्राम पनारा और पुरैना कोठीदेष की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ -साथ जाती है और प्रारंभिक बिन्दु " ठ पर 

मिलती है । 


[ सं. 43015/10/ 92 - एल. एस. डब्ल्यू . ] 

जे. हरिनारायणन, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF COAL 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 6th May, 1997 
S. 0 . 370( E). - - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal No. S. O . 1058, dated the 
28th March , 1994 , published in the Gazette of India , Part II , Section 3, Sub - section ( ii ), dated the 7th May , 1994 , under sub 
section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957 ) hereinafter referred to 
as the said Act , the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 216 .625 hectares ( approximately ) or 
535. 280 acres ( approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule annexed to that notification; 

Andwhereasby the notification of theGovernment of India in theMinistry of Coal, No . S.O . 1219 dated the 9th April, 
1996 issued under sub - section (1 ) of section 7 of the said Act and published in the Gazette of India , Part II , Section 3 , sub 
section (ii), dated the 20th April, 1996 , the Central Government specified a further period of one year commencing on the 7th 
May , 1996 as the period within which the Central Government may give notice of its intontion to acquire such lands or any 
rights in or over sich lands : 


And whereas the Central Government iş satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands : 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 7 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby gives notice of its intention to acquire the rihgts to mine , quarry , boro, dig and search for win , work and carry 
away nunerals in the landsmeasuring 209 .745 hectares (approximately) or 518 .279 acres (approximately ) described in Schedules 
B , BJ and B2 appended hereto ; 
Note 1. - The plan , bearing No . C - 1 (e)/III /HR /623 -0397 dated the 14th March, 1997 of the area covered by this notifi 

cation may be inspected in the Office of the Collector, Chhindwara (Madhya Pradesh ) or in the Office of the 
Coal Contrller, 1 , Council House Srreet, Calcutta ( PIN 700001) or in the Office of the Wostern Coalficlds 

Limited (Revenue Section ), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur 440001 (Maharashtra ). 
Note 2 .-- Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act, which provides as follows :-- 

“ 8. Objections to acquisition . ( 1) Any person interestod in any land in respect of which a notification under 
section 7 has been issued may , within thiry days of the issue of the notification , object to the acquisition of the whole or any 
part of the land or any of the rights in or over such land . 
Explanation . It shall not be an objection within themeaning of this section for any person to say thathe himself desires 

to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be 
undertaken by the Central Govemment or by any other person . 


[ 411 ] - U9 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण । 


(2 ) Every objection under sub -section ( 1) shall be made to the competent authority in writing and the competent 
authortiy shall give the objector an opportunity ofbeing heard either in person or by a legalpractitioner and shall , after hearing 
all such objections and aftermaking such further enquiry , if any, as he thinks necessary , either make a report in respect of the 
land which has been notified under sub -section ( 1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in 
respect of different parcels of such land or of rights in or ovor such land, to the CentralGovernment, containing his recommon 
dations on the objections, together with the record of the proceedings held by hin , for the decision of that Government. 

(3 ) For the purpose of this section , a person shallbe decmed to be interested in land who would be entitled to claim 
an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act" . 
Note 3 ... The Coal Controller, 1 , Council House Street, Calcutta has been appointed by the Central Government as the 

competent authority under the said Act, vide Notification dated 11th June, 1983 . 


SCHEDULE B 
GHORAWARI EXTENSION BLOCK 

KANHAN AREA 
DISTRICT CHHINDWARA (MADHYA PRADESH ) 
[Plan No. C -1(E )/ III/HR/623-0397 dated the 14th March, 1997 ) 


Mining Rights 
Si. Name of the Village 
No. 


Patwari circle number 


Tahsil 


Distt 


Arca in hectares 


Remarks 


1. Sagonia Junnardeo Chhindwara 67,325 

Part 
2 . Purena -Kothideo 

22 Junnardeo Chhindwara 77 .420 

Part 
Total Arca : 144. 745 

hectares 
(approximately ) 

or 
357.664 acres 

( approximately ) 
Plot Numbers to be acquired in village Sagonia : 

1 part, 2 part, 3 part , 4 part, 33 part, 39 part, 40 part , 41 part , 42, 43, 44, 45 , 46 47, 48 49, 50, 51, 
52 , 53, 54, 55 , 56 , 57 , 58 , 59 part, 61 part, 75 part , 76 part , 77, 78, 79/1, 79 /2 , 80, 81, 82 part, 85 part. 
Plot Numbers to be acquired in village Purena Kothideo : 

1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8 , 9, 10 , 11, 12 , 13, 14 , 15 , 16 , 17, 18 , 19 , 20 , 21, 22, 23 , 24, 25 , 26 , 27, 28 , 29, 30 , 
31, 32 , 33 , 34 , 35 , 36 part, 37 part, 38 part , 39 part, 40 , 41 part, 42 , 43, 44 , 45 part, 46 , 47 48, 49, 50 , 51, 52, 53 part, 
78 part, 79 part, 80 , 81, 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87, 88 , 89 part, 90 , 91, 92 part, 98 part , 99 , 100 part, 101 part , 102 part , 104 
part, 105 part, 106 , 107, 108, 109, 110 part, 117 part, 118 , 119, 120 part . 
Boundary description : 
A - B 

line starts from point A , and passes through village Sagonia in Plotmembers 1, 2 , 3 , 4, 39, 40 and passes along 
the outer boundary of Plot number 42 then in Plotnumbers 40, 41, 33 and meets at Point B . 
linc passes through village Sagonia in plot numbers 33, 41, 85, 82 , 75 , 76 , 59 , 61, then passes along the 
common village boundary of villages Sagonia and Purena Kothidco and proceeds through Village Purena 
Kothideo along the outer boundary of plot number 50 in plot numbers 53, 45, 79, 78 , 120 , 117, then passes 

along the outcr boundary of plot number 109, in plot numbers 110 , 105, 104 and meeds at point C . 
C -D -E -F line passes through village Purena Kothideo along the outer boundary ofplot number 104 in plot numbers 102 , 

101 , 98 , 100 , 89 , then passes along the outer boundary of plot number 91 in plot number 92 , then passes along 
the outer boundary of plot number 40 in plot number 39 , 38 , 41, 36 , 37 then proceeds along the village boundary 

ofvillage Purena Kothideo and meets at point F . 
F -C : line passes along the village boundary of village Purena Kothideo and meets at point C . 
C - A ; lino passes along the village boundary of village Sagonia and meets at starting point A . 
tane, 1972 


B - C 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1 )] 


22 


Part 


1 


22 


SCHEDULE - "BI 
Mining Rights : 
Si. Name of the Village Patwari circle number Tahsil 

Dist 

Area in hectares Reniarks 
No . 
1. Purena -Kothideo 

Junnardeo Chhindwara 8 .090 
Total Area : 8 .090 

hectares 
( approximately ) 

OT 
19 .990 acres 

(approximately ) 
Plot numbers to be acquired in village Purena Kothideo : 

60 part, 61 part, 62 part, 63 part, 64 part, 65 part, 66 , 67 part, 68 , 69 part, 70 part, 
Boundary description : 
H - I : line starts from point H and passes along the common village boundary of villages Sagonia and Purena 

Kothideo and meets at point I . 
1- J- K line passes through village Purena Kothideo and proceeds in plot numbers62, 63, 64 , 65 , 67,69, 70 , and meets 

at point K . 
K -H : line passes through village Purena Kothideo in plotnumbers 70 , 64 ,61, 60 and meets at starting point H . 

SCHEDULE - ‘ B2 
Mining Rights : 
S1. Name of the Village Patwari circle number Tahsil 

District Area in hectares Remarks 
No . 
1 . Panara -Kothideo 

Junnardeo Chhindwara 

56 .910 

Part 
Total : 56 .910 

hectares 
( approximately ) 

or 
140.625 acres 

( approximately ) 
Total Mining 

B B1 

‘B2 
Rights area 

144. 745 

8 .090 + 56 . 910 

209. 745 
Schedule : 

hectares 

(approximately ) 
or 
357 .664 + 19.990 + 140 .625 

518 .279 
acres 

(approximately ) 
Plot numbers to be acquired in Village Panara : 
87 part, 88 part, 89, 90 , 91 part, 92 part, 95 part, 96 , 97 part , 98 , 99, 100 , 101, 102 , 103, 105, 106 and Compartment P -449 B 
Part . 
Boundary description : 
L -M : line starts from point L and passes along the common village boundary of villages Sagonia and Panara and 

meets at point M . 
M -N line passes through village Panara in compart number P -449B , then proceeds in plot numbers 87, 88 , 89, 91 , 

92 , 95, 97 then passes along the outer boundary of plot number 105 and meets at point N . 
N - O 

line passes through village Panara along the outer boundary of plot numbers 105 , 106 and meets at point O . 
O - P i line passes along the common village boundary of villages Panara and Kohlia and meets at point P . 
P - L : line passes along the common village boundary of villages Panara and Purena Kothideo and meets at starting 
point L . 

[F . No. 43015 / 10/02-LSW ] 

J. Harinarayan , Jt. Secy . 


+ 


+ 


Or 


Printed by the Managor, Govt. of India Pro99, Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Publishod by tho Controller of Publications, Dolhi-110054 - 1997 


